निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 717 ) पटना, बुधवार, 7 सितम्बर 2016 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


1 सितम्बर 2016 
एस0 ओ0 205, दिनांक 7 सितम्बर 2016 — बिहार श्रम सेवा संवर्ग के पुर्नगठन /एकीकरण के 
फलस्वरूप कृषि श्रमिक पदाधिकारियों यथा उप श्रमायुक्त ( कृषि श्रमिक ), सहायक श्रमायुक्त ( कृषि श्रमिक ) एवं 
श्रम अधीक्षक ( कृषि श्रमिक ) को विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं संबंधित नियमावलियों के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों को उप श्रमायुक्त , सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक में प्रत्यायोजित की जाती है । 
इस संबंध में पूर्व के निर्गत सभी अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 

__ ( सं० 5 / एम0डब्लू0 - 40 - 48 / 20 1 5 - 3732 /अं0सं0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अमरेन्द्र नारायण मिश्र , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 717-571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


